निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 भाद्र 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1004) पटना , वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2015 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 


1 सितम्बर 2015 


सं0 21 / उ. जा . रा . आ . - 02 / 2011 सा . प्र. - 13002 - उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, 


पटना के गठन संबंधी संकल्प संख्या 12594 दिनांक 25 . 08 . 2015 की कंडिका - 4(i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 


हुए उक्त संकल्प की कंडिका - 4(ii) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों को इस आयोग के 


अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर पदभार- ग्रहण की तिथि के प्रभाव से नियुक्त किया जाता है: 


क्र० 


नाम एवं पता 


पदनाम 


अध्यक्ष 


2. 


डॉ0 गोपाल प्रसाद सिन्हा , 
प्रोफेसर ऑफ मेडिसीन, पी0एम0सी0एच0, 
आवास - 132बी0 , श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड, पटना । 
श्री मो0 फरहत अब्बास , 
आवास - सी0- 3, ग्रैंड पल्लवी, जे0सी0 रोड, पटना -4 | 
| श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, 
ग्राम + पो0 - मैनाग्राम, प्रखंड + थाना - महेसी, जिला - सहरसा । 


उपाध्यक्ष 


सदस्य 


पदनाम 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 सितम्बर 2015 
नाम एवं पता 

2 
| श्री सुभाष चन्द्र सिंह, 

ग्राम - गोपालपुर , पो0 - सैदाबाद, बिक्रम , जिला - पटना । 
. श्री शशि भूषण मिश्र, 
पिता - स्व0 अमरनाथ मिश्र , 
स्थायी पता - रजिस्ट्री कार्यालय के पीछे, अमरनाथ मिश्र मार्ग, 
नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण, पिन कोड - 845455 (बिहार) । 


5 . 


सदस्य 


यह नियुक्ति पदभार- ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1004 -571 +50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


